. 


. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


2 कार्तिक , 1940 ( श०) 


संख्या - 988 राँची, बुधवार , 


24 अक्टूबर, 2018 ( ई० ) 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग। 


- - - - - - - - - - 


अधिसूचना 
23 अक्टूबर, 2018 


संख्या-5/ आरोप-1-10/ 2017-2581 ( HRMS)-- श्री अभय कुमार झा , झा०प्र०से० ( चतुर्थ सीमित 
बैच), तत्कालीन अंचल अधिकारी , बहरागोड़ा को कर्तव्य के प्रति लापरवाही, शिथिलता बरतने , 
मुख्यालय से बाहर रहने एवं बहरागोड़ा में घटित बड़ी घटना की उपेक्षा कर विलम्ब से घटना स्थल पर 
पहुँचने संबंधी आरोपों के लिए विभागीय आदेश सं०-137( HRMS), दिनाक 12 फरवरी , 2018 द्वारा 
निलंबित किया गया तथा इनका मुख्यालय कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग , 
झारखण्ड, राँची निर्धारित किया गया । 


2. श्री झा के पत्र , दिनांक 16 मार्च, 2018 एवं दिनांक 13 जून, 2018 द्वारा निलंबन से मुक्त करने 
का अनुरोध किया गया । 


3. श्री झा के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों के लिए विभागीय संकल्प सं०- 2400( HRMS ), दिनाक 
25 सितम्बर , 2018 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी | 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) बुधवार , 24 अक्टूबर , 2018 
4 . अतः समीक्षोपरांत , श्री अभय कुमार झा , झा०प्र०से०, तत्कालीन अंचल अधिकारी , बहरागोड़ा , 
सम्प्रति-निलंबित को निलंबन से मुक्त किया जाता है । 


5. इनके निलंबन अवधि का विनियमन विभागीय कार्यवाही के फलाफल के आधार पर अलग से 
निर्णय लिया जायेगा । 


Employee Name 


Decision of the Competent Authority 


Effective 

Date 


( G . P. F. No. ) 


ABHAY 

| श्री अभय कुमार झा , झा०प्र०से०, तत्कालीन अंचल अधिकारी, 23/ 10 / 2018 
KUMAR JHA 

बहरागोड़ा , सम्प्रति -निलंबित को निलंबन से मुक्त किया जाता है । 
( JHK/JAS/272 ) 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अशोक कुमार खेतान , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 
जीपीएफ संख्या: BHR/ BAS/ 2972 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 988 -- 50 


